इसे वेबसाईट www.govtpressmp. nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


• महा 


१ 


का 


सत्यमेव ज 


-- 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 247 ] 


भोपाल , मंगलवार , दिनांक 23 जून 2015 - आषाढ़ 2, शक 1937 


-A 


mawe 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल . 


भोपाल, दिनांक 23 जून 2015 


क्र . एफ 10 -2 -2014- 1 -4. - श्री रत्नेश पाण्डेय आत्मज श्री लखनलाल पाण्डेय, निवासी वार्ड नं.-1, पुरानी टेहरी मोहल्ला पीपल के 
पास , टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 04 नवम्बर 2011 को टीकमगढ़ में महेन्द्र सागर तालाब के हरदौल घाट पर दो युवतियों क्रमशः कु . लीलावती 
पुत्री परमानन्द चढ़ार एवं कु. नीतू पुत्री नाथूराम चढ़ार को नहाते समय पानी में डूबने से बचाकर अदम्य साहस का परिचय देते हुए साहसिक 
कार्य किया. 


2. राज्य शासन द्वारा श्री रत्नेश पाण्डेय आत्मज श्री लखनलाल पाण्डेय , निवासी वार्ड नं. -1, पुरानी टेहरी मोहल्ला पीपल के पास, . 
टीकमगढ़ को उनके द्वारा प्रदर्शित साहस एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिये वर्ष 2011 का " महाराणा प्रताप शौर्य राज्य पुरस्कार " एवं 
प्रशस्ति - पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. इसके अंतर्गत पुरस्कार राशि रुपये 1. 00 लाख ( रुपये एक लाख ) प्रदान की जाएगी. . 


उपरोक्तानुसार पुरस्कार जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अमिताभ अवस्थी , उपसचिव. 


493 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015. 


